रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


PAN 


ट 


MYERAM 


YES 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप- खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , जून 14, 2019 / ज्येष्ठ 24 , 1941 
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 14 , 2019/JYAISTHA 24 , 1941 


सं . 1753 ] 
No. 1753] 


NEW DEL 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग) 
[सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय ( पत्तन)] 

अधिसूचना 
कोलकाता, 4 जून , 2019 

सं . 02/ 2019 
का . आ . 1961( अ). - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , मनीष 
चंद्र , आयुक्त सीमा शुल्क( पत्तन) कोलकाता, एतद्द्वारा नीचे दी गयी अनुसुची में व्याख्यायित पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्र जो पत्तन 
प्रबंधन बोर्ड, अंदमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्राधिकार की सीमा मे हैं , को निर्यात कार्गो के लदान ( loading) व आयात 
कार्गों की उतराई ( unloading) हेतु “ सीमा शुल्क क्षेत्र ” के रूप में अधिसूचित करता हूँ। 


अनुसूची 
2. पोर्ट ब्लेयर की भौगोलिक सीमाओं को परिभाषित करने वाले अधिसूचित निर्देशांक नीचे उल्लिखित हैं । 
___ (क) अक्षांश 11 डिग्री 38 मिनट और 06 सेकंड ( उत्तर ) 

देशान्तर 92 डिग्री 45 मिनट और 08 सेकंड (पूर्व ) 
( ख) अक्षांश 11 डिग्री 38 मिनट और 06 सेकंड ( उत्तर ) 

देशान्तर 92 डिग्री 47 मिनट और 00 सेकंड ( पूर्व ) 
( ग) अक्षांश 11 डिग्री 43 मिनट और 00 सेकंड ( उत्तर ) 

देशान्तर 92 डिग्री 47 मिनट और 00 सेकंड ( पूर्व ) 


2869 GI/2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


(घ ) अक्षांश 11 डिग्री 43 मिनट और 00 सेकंड (उत्तर ) 

देशान्तर 92 डिग्री 45 मिनट और 24 सेकंड (पूर्व ) 

पोर्ट ब्लेयर की पत्तन सीमा में , क , ख , ग एव घ बिंदुओं को क्रम : से जोड़ने वाली रेखाओं के अंतर्गत आने वाले तथा 
पश्चिम की ओर जाने वाले ज्वारीय जल सहित सभी जल शामिल हैं । 


3. शिपिंग मंत्रालय ( पत्तन विंग) द्वारा विनिर्दिष्ट किए गये अंदमान निकोबार द्वीप समूह पत्तन प्राधिकरण के अधीन पोर्ट 
ब्लेयर के क्षेत्र के निर्देशांक उपरोक्त हैं , देखे अधिसूचना संख्या सा . का .नि . 617( अ ) दिनांक 24 अगस्त, 2001. 


4. आगे, सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , एतद्द्वारा पत्तन प्रबंधन 
बोर्ड, अंदमान निकोबार द्वीप समूह को उपर्युक्त सीमांकित क्षेत्र में आयातित व निर्यातित मालों को सम्भालने हेतु “ संरक्षक ” के 
रूप में नियुक्त करता हूँ। 

[ फा॰ सं॰ एस 37 ( विविध)- 30 / 2019) (निवा.)( एस ओ ए)] 

मनीष चंद्र , आयुक्त सीमा शुल्क ( पत्तन ) 
टिप्पणी: 
शिपिंग मंत्रालय (पत्तन विंग), नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या सा . का . नि . 617( अ) दिनांक 24 अगस्त, 2001 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue) 
[OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS ( PORT)] 

NOTIFICATION 
Kolkata , the 4th June, 2019 

No. 02/ 2019 
S. O . 1961( E ). — In exercise of the power conferred upon me under Section 8 of the Customs 
Act, 1962, I, Manish Chandra , Commissioner of Customs ( Port), Kolkata , do hereby notify the area 
of Port Blair, within the jurisdictional limits of Port Management Board , Andaman and Nicobar 
Islands ; described in the schedule below as “ Customs Area ” for the purpose of loading of export and 
unloading of import cargo . 


SCHEDULE 


2 . 


The notified coordinates defining geographical limits of Port Blair are mentioned below : 


( A ) Latitude 11° 38 06 ” North , Longitude 92° 45 08 ” East 


(B ) Latitude 11° 38 06 ” North , Longitude 92° 47 00 ” East 


( C ) Latitude 11° 43 00 ” North , Longitude 92° 47 00 ” East 
( D ) Latitude 11°43 00 " North, Longitude 92° 45 24 " East 

All waters including tidal water westwards of and enclosed by lines joining points A , B , C 
and D in sequence cover the port limits of Port Blair . 


[ TT II - QUE 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 . The area of Port Blair under the Port Authority of Andaman and Nicobar Islands has the 
above co - ordinates as specified by the Ministry of Shipping (Ports Wing ), vide its Notification No. 
G .S .R . 617 (E ) dated 24th August , 2001. 
4 . Further, in exercise of the power conferred upon me under Section 45 of the Customs Act, 
1962, I hereby appoint Port Management Board , Andaman and Nicobar Islands as the “ Custodian ” of 
the Import and Export goods to be handled in the above said demarcated area . 

[F . No.S .37 (Misc )- 30 / 2019 (P )(SOA)] 
MANISH CHANDRA , Commissioner of Customs (Port) 


Note : 
Notification No. G . S.R . 617 (E ) dated 24 .08 .2001 issued by the Ministry of Shipping (Ports Wing), 
New Delhi. 


Uploaded by Dte . of Printing atGovernment of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 

Digitally signed by 
MANOJKUMAR MANOJKUMAR VERMA 
VERMA 

Date: 2019 .06 .14 
22 :06 :41 + 05 30 


